रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


PRORE 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 19 , 2019 / भाद्र 28 , 1941 
NEW DELHI, THURSDAY , SEPTEMBER 19 , 2019 /BHADRA 28 , 1941 


सं . 3075 ] 
No . 3075 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 18 सितम्बर , 2019 
का . आ . 3361( अ). — केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 5517 ( अ ) दिनांक 26 अक्टूबर, 2018, जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ जिले में NH39 के 
कि . मी . 3. 92 से कि . मी .9. 5 ( सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चोड़ाकरने | चार लेन का 
बनाने, आदि), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख " 28 नवम्बर, 2018 
" को " दैनिक भास्कर " और " फ्री प्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए । 

और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


4857 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 
मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ जिले में NH39 के कि . मी . 3.92 से कि . मी .9 .5 ( सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस ) के लिए 

अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम: मध्य प्रदेश 

जिले का नाम: टीकमगढ़ 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 
1 | 2 

3 4 

5 


___ भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम : ओरछा 


गांव का नाम : बबेड़ी जंगल 


2 / 1 


सरकारी 


नॉन एग्रीकल्चरल || 0. 45 


पठार 
( २ / १ ) 


|| 2 / 3 / 2 


निजी 


नॉन एग्रीकल्चरल ||0 . 36 


2 / 3 / 1 


निजी 


नॉन एग्रीकल्चरल || 0.418 


श्रीरामराजा मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल एण्ड 
ट्रामा सेन्टर प्रा . लि . जरिये डायरेक्टर डा . 
प्रदीप तनय जगदीश कुमार जैन नि . 68/ 1 
कानपुर रोड़ झासी 
( २ / ३ / २ ) 
श्रीरामराजा मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल एण्ड 
ट्रामा सेन्टर प्रा . लि . जरिये डायरेक्टर डा . 
प्रदीप तनय जगदीश कुमार जैन नि . 68/ 1 
कानपुर रोड़ झासी 
( २ / ३ / १ ) 
श्रीरामराजा मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल एण्ड 
ट्रामा सेन्टर प्रा . लि . जरिये डायरेक्टर डा . 
प्रदीप तनय जगदीश कुमार जैन नि . 68/ 1 
कानपुर रोड़ झासी 
( २७ / १ / ज्ञ / ३अ ) 


27 / 1 अ / 3 


निजी 


नॉन एग्रीकल्चरल || 0. 14 


29 / 54 


| निजी 


नॉन एग्रीकल्चरल || 0. 036 


श्यामसुन्दर तनय बाबूलाल नि . 288 खुशीपुरा 
झासी 
( २९ / ५४ ) 


29 / 55 


निजी 


नॉन एग्रीकल्चरल || 0 . 055 


श्यामसुन्दर तनय बाबूलाल नि . 288 खुशीपुरा 
झासी 
( २९ / ५५ ) 


29 / 56 


निजी 


नॉन एग्रीकल्चरल || 0. 36 


उमेश कुमार तनय बाबूलाल , कमलापत तनय 
रामबगस नि प्रतापपुरा , गोपाल कृष्ण तनय 
आनन्द कृष्ण नि . 690 न्यू मार्केट झासी, योगेश 
नारायन तनय अडकू राय , मु . तारा वेवा 
जगदीश प्रसाद, प्रदीप तनय जगदीश प्रसाद , 
जगदीश प्रसाद व रश्मी पत्नी प्रदीप कुमार 
गोयल , सुनील , मनीष तनय जागनदास , 
शीला देवी पत्नी शिवदयाल झा , श्रीमती सरोज 
पत्नी मोतीलाल झा नि . ग्राम, ईरशाद तनय 
शोकत अली , संजय तनय रामस्वरूप , मोहम्मद 
नफीस तनय मोहम्मद हसन अन्सारी नि . ग्राम 
( २९ / ५६ ) 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सरकारी 


नॉन एग्रीकल्चरल | 

10.01 


रास्ता 
(३२ ) 
सुनील तनय हरीबाबू, श्रीमती नवनीत उर्फ 
नीता पत्नी सुनील , रोहित तनय सुनील नि . 
कैलाश रेजीडेन्सी झासी 
(३७ / ४ / १ ) 


37 / 4 / 1 


निजी 


नॉन एग्रीकल्चरल ||0.11 


गांव का नाम: प्रताप पुरा 


|| 1 / 1 


सरकारी 


नॉन एग्रीकल्चरल 


|| 0 .14 


बंजर , टोरिया 
( १ / १ ) 


11 


20 / 1 


निजी 


एग्रीकल्चरल 


0.05 


घानाराम तनय ढढेले , भूपेन्द्र , भरत प्रदीप 
तनय भगवान दास नि . झासी 
( २० / १ ) 


20 / 2 अ/ 6 


निजी 


नॉन एग्रीकल्चरल ||0 . 2 


वकील सिंह तनय बाबूलाल सौर , धनाराम 
तनय डरेल सौर नि0 झासी , मै0 राधे राधे 
स्टोन, एल . एल. पी . द्वारा पार्टनर कैलाश 
नारायण तनय स्व0 श्री मोहन लाल गुप्ता नि . 
झासी 
( 20/ 23 / 6 ) 
रोहित तनय मुन्नालाल नि . गुदरी बाजार 
झासी 
( 20/ 2/ स/ 2/ग/ 2 ) 


1320 / 2 ख / 2 ग/ 2 ||निजी 


नॉन एग्रीकल्चरल || 0. 04 


14 


209 


सरकारी 


नॉन एग्रीकल्चरल 


सड़क 
( २०९ ) 


15 


212 


सरकारी 


नॉन एग्रीकल्चरल ||0. 025 


रास्ता 
( २१२ ) 


| 16 || 22 /1 / 2 


निजी 


नॉन एग्रीकल्चरल ||0.23 


महाराज अग्रसेन धर्मार्थ टस्ट जरिये अध्यक्ष श्री 
ओमप्रकाश तनय मुकुट विहारी अग्रवाल नि . 
110/ 2 झासी 
( २२ / १ / २ ) 


17 || 22 /2 / 4 


निजी 


नॉन एग्रीकल्चरल || 0. 45 


श्रीमती रानी सौर पत्नी हीरालाल नि . ग्राम 
( २२ / २ / ४ ) 


22/ 2/ 1 / 2 , 
22/ 2/ 1 / 3 


निजी 


|| नॉन एग्रीकल्चरल ||0. 11 


रामसिंह तनय नोने , उर्मिला वेवा पारसिंह, 
सतेन्द्र नाबा0 आजाद नाबा., हर्ष तनय पार 
सिंह, पूजा पुत्री पारसिंह नाबा संरक्षक मा 
उर्मिला वेवा पारसिंह नि . ग्राम , ओमप्रकाश 
तनय मुकुट विहारी , तीरथराज तनय मूलचन्द्र 
आनन्दानी नि . ग्राम, नन्दकिशोर तनय 
भजनलाल नि . दुमदुमा , कोमल , राधाराम 
तनय भगवानदास नि . करगुवा खुर्द , अमित 
तनय राजीव निगम नि . ग्राम 
( 22/ 2 / 1/ 2, 22/ 2/ 1/ 3 ) 


रास्ता 


19 || 26 


सरकारी 


नॉन एग्रीकल्चरल || 0. 035 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


20 


26712 


सरकारी 


नॉन एग्रीकल्चरल 


0 . 1 


प्रबंध जिला उधोग केन्द्र टीकमगढ़, विशाल 
गुप्ता तनय स्व0 श्री गिरधारीलाल गुप्ता नि . 
ग्राम 
|(28613 ) 
महाप्रबंधक जिला उधोग केन्द्र पता टीकमगढ़ 
(20 € ) 


|| 276 


सरकारी 


att veftcilet ||0.23 


कुल 

10.549 
| [ . . NHAI/ BOT/ DBFO/11012/ 09/ 2007/ LA/ 3A1/ 3D1] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th September, 2019 
S . O . 3361( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways, S . O . No. 5517 ( E ) Dated 26 October , 2018 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub -section ( 1 ) of section 3A of the National 
Highway Act, 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its 
intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
(widening/four -laning, etc .), maintenance , management and operation of NH39 on the stretch of land from 
Km 3 .92 to Km 9 .5 (Sub Divisional Magistrate Office ) in the district of TIKAMGARH in the state of 
MADHYA PRADESH . 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Bhaskar ” and “ Free 
Press” both dated 28 November, 2018 ; under sub -section (3) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH39 in the 
stretch of land from Km . 3 .92 to Km . 9 .5 (Sub DivisionalMagistrate Office ) in the district of 

TIKAMGARH in the State of MADHYA PRADESH 


State : MADHYA PRADESH District : TIKAMGARH 

Survey Type of Land | Nature of Land Area in 
NO . Number 

Hectare 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No: 


2 


Taluk : Orchha 


Viilage: Babedi Jangal 


1 


211 


Government 


Government 


Non 
Agricultural 


Agricultural 


|| 0 . 45 


10.45 


Pathar 
2 / 1 


pathar 


[ ATT II - 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 || 213 /2 


Private 


Non 
Agricultural 


||0 .36 


Shri Ramraja Multispecialist Hospital & 
Trauma Center Pvt . Ltd . jariye Dr. 
Pradeep S /o Jagdish Kumar Jain R /O 68 /1 
Kanpur Road Jhansi 
2 / 3 / 2 


||2 / 3/ 1 


Private 


Non 
Agricultural 


110 .418 


Shri Ramraja Multispecialist Hospital & 
Trauma Center Pvt. Ltd . jariye Dr. 
Pradeep S/o Jagdish Kumar Jain R /o 68 / 1 
Kanpur Road Jhansi 
2 / 3 / 1 


|| 27 / 1 31 /3 


Private 


Non 
Agricultural 


0 . 14 


Shri Ramraja Multispecialist Hospital & 
Trauma Center Pvt. Ltd . jariye Dr. 
Pradeep S /o Jagdish Kumar Jain R /o 68 / 1 
Kanpur Road Jhansi 
27 / 1 / T / 331 


Non 


29 / 54 


Private 


10 .036 


Shyamsundar S /o Babulal R /o 288 
Khushipura 
29 / 54 


Agricultural 


||29 / 55 


Private 


Non 
Agricultural 


| |0 .055 


Shyamsundar S /o Babulal R /o 288 
Khushipura 
29 / 55 


||Non 


17 


29 56 


Private 


Private 


0 .36 


Umesh Kumar S /o Babulal, Kamlapat 
S /o Rambaksh R /o Pratappura , Gopal 
Krishna S /o Anand Krishna R /O 690 New 
Market Jhansi , Yogesh Narayan Slo 
Adku Rai,Mu. Tara widow Jagdish 
Prasad , Pradeep S / o Jagdish Prasad , 
Jagdish Prasad & Rashmi W /o Pradeep 
Kumar, Goyal, Sunil, Manish S /o 
Jagandas, Sheela devi W / o Shivdayal 
Jha , Smt. Saroj W /o Motilal Jha R /o 
Village, Irshad S / o Gokal Ali , Sanjay S /o 
Ramswaroop , Mohammad Nafis S /o 
Mohammad Hasan Ansari R /o Village 
29 / 56 


Agricultural 


Non 


Rasta 


Government 


0 .01 


Agricultural 


32 


|| 37 / 471 


Private 


Non 
Agricultural 


10 . 11 


Sunil S / o Haribabu , Smt. Navneet alias 
Neeta W /o Sunil, Rohit S /o Sunil R /o 
Kailash residency Jhansi 
37 / 4 / 1 


Viilage : Pratap Pura 


1 / 1 


Government 


Non 
Agricultural 


0 . 14 


Banjar Toria 
1 / 1 


20 /1 


Private 


Agricultural 


10 . 05 


Ghanaram S / o Dhadhele , Bhupendra , 
Bharat, Pradeep S /o Bhagwan Das R /o 
Jhansi 
20 / 1 


20 / 2 37/6 


Private 


Non 
Agricultural 


0 .2 


Vakil S /o Babulal Saur Ghanaram S /o 
Darel Saur R /o Jhansi, Me. Radhe Radhe 
Stone , L .L .P . Partner Kailash Narayan 
S /o Late Sh . Mohan Lal Gupta R /o 
Jhansi 
20 /2A /6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


|| 20 /2 T / 2 J /2 


|Private 


||Non agricultural ||0 .04 


Rohit S /o Munnalal R /o Gudri Bazar 
Jhansi 
20 /2 / H /2 /3 /2 


Non 


209 


Government 


Sadak 
209 


Agricultural 


209 
212 


Rasta 


Government 


Non 
Agricultural 


10 .025 


212 


16 


22 /1/ 2 


Private 


Non agricultural ||0 .23 


Maharaj Agrasen Dharmarth Trust , 
Presedent Shri Omprakash S /o Mukut 
Bihari Agrawal R /o 110 /2 Jhansi 
22 / 1 / 2 


Non 


22 /2 / 4 


Private 


||0. 45 


Smt. Rani Saur W / o Hiralal R /o Village 
22 / 2 / 4 


Agricultural 


co 


22 / 2 / 1/2 , 
22 / 2 / 1 / 3 


Private 


Non 
Agricultural 


||0.11 


Ramsingh S /o None , Urmila widow 
Parsingh , Satendra minor Ajad , minor 
Harsh S /o Par Singh , Pooja D /o Parsingh 
minor Sanrakshak Ma Urmila widow Par 
Singh R /o Village , Omprakash Slo 
Mukut Bihari, Tirathraj S /o Mulchandra 
Anandani R /o Village, Nandkishore Slo 
Bhajanlal R /o Dumduma, Komal, 
Radharam S /o Bhagwandas R /o 
Karguwan Khurd , Amit S / o Rajeev 
Nigam R /o Village 
22 /2 / 1/2 , 22 /2 / 1/3 


26 


Government 


Non 
Agricultural 


0. 035 


Rasta 
26 


Non 


20 || 267/2 


Government 


Pravand Jila Udhog Kendra Tikamgarh , 
VishalGuptal S /o Late Shri Girdhari Lal 
Gupta R /o village 
267 / 2 


Agricultural 


276 


Government 


||Non agricultural ||0 .23 


Mahapravandhak Jila Udhag Kendra R /o 
Tikamgarh 
276 


TOTAL 


10 .549 
[ F . No. NHA / BOT/ DBFO/11012/ 09/2007 / LA/ 3A1/ 3D1] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

MANOJ 
KUMAR 
VERMA 


Uploaded by Dre of pering 


one or more ind pesukone har en in New Delhi:16 


Digitally signed 
byMANOJ 
KUMAR VERMA 
Date: 2019.09.20 
19:48 :41 + 05 30 


